रजिस्ट्री सं.डी.एल. - 33004 / 99 


REGD . NO . D. L. - 33004 / 99 


भारत को राजपत्र 
The Gazette of India 


सी.जी. - डी.एल. - अ . - 20012020-215608 

CG - DL - E - 20012020-215608 


असाधारण 
EXTRAORDINARY 


भाग II- खण्ड 3 उप - खण्ड ( ii ) 
PART II — Section 3Sub - section ( ii ) 

प्राधिकार से प्रकाशित 
PUBLISHED BY AUTHORITY 


सं . 258 ] 
No. 258 ] 


नई दिल्ली , सोमवार , जनवरी 20 , 2020 / पौष 30 , 1941 
NEW DELHI , MONDAY , JANUARY 20 , 2020 / PAUSHA 30 , 1941 


आयुर्वेद , योग व प्राकृतिक चिकित्सा , यूनानी , सिद्ध एवं होम्योपैथी मंत्रालय 

शुद्धिपत्र 

नई दिल्ली , 16 जनवरी , 2020 
का.आ. 269 ( अ ) . केंद्रीय सरकार , होम्योपैथी केन्द्रीय परिषद अधिनियम , 1973 ( 1973 का 59 ) की 
धारा 3 क की उप - धारा ( 4 ) द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए , भारत सरकार के आयुर्वेद , योग व प्राकृतिक 
चिकित्सा , यूनानी , सिद्ध एवं होम्योपैथी मंत्रालय की अधिसूचना सं . का.आ. 1988 ( अ ) तारीख 18 मई 2018 में 
निम्नलिखित और संशोधन करती है , अर्थात् : 

भारत के राजपत्र , असाधारण , भाग II , खंड 3 , उप - खंड ( ii ) में प्रकाशित भारत सरकार , आयुर्वेद , योग एवं 
प्राकृतिक चिकित्सा , यूनानी , सिद्ध और होम्योपैथी मंत्रालय की अधिसूचना , का.आ. सं . 02 ( अ ) तारीख 31 दिसंबर , 
2019 के हिंदी रूप में , पैराग्राफ 2 के अंतर्गत क्रम सं . 3 , 4 और 5 के समक्ष उल्लिखित “ सदस्य , पदेन " शब्दों और 
अंकों को " सदस्य " के रूप में पढ़ा जाएगा । 

[ सं . आर -13015 / 03 / 2018 - ईपी ( III ) - सीसीएच ( खंड ) ] 

पी . एन . रणजीत कुमार , संयुक्त सचिव 
टिप्पण : मूल अधिसूचना भारत सरकार के राजपत्र में का.आ. 1988 ( अ ) , तारीख 18 मई , 2018 में प्रकाशित की गई 

थी और अंतिम संशोधन का.आ. 02 ( अ ) , तारीख 31 दिसंबर , 2019 द्वारा किया गया था । 


369 GI / 2020 
Uploaded by Dte . of Printing at Government of India Press , Ring Road , Mayapuri , New Delhi - 110064 

and Published by the Controller of Publications , Delhi - 110054 . MANOJ KUMAR VERMA VERMA 


Digitally signed by MANOJ KUMAR 


Date : 2020.01.2022 : 15 : 40 + 05'30 ' 


